निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 920 ) 


21 श्रावण 1937 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 12 अगस्त 2015 


पत्रांक - 9 / नि० - 01 - 01 / 2011 - सा०प्र० - 11368 

I e ku; i ź kkd u fo Hkkx 


प्रेषक , 

अनिल कुमार 

सरकार के अपर सचिव । 
सेवा में , 

जिला पदाधिकारी, 
सीवान / रोहतास / पूर्णियां / सारण । 

पटना - 15 दिनांक 6 vx Lr 2015 
विषय : बिहार राज्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों की निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर मेधा के आधार पर नियुक्ति 

की अनुशंसा । 
महाशय, 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार राज्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों की 
निम्नवर्गीय लिपिक / समूह घ के पद पर मेधा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित चयन समिति की दिनांक 31.03.2015 एवं 
दिनांक 16.04.2015 को हुई बैठक में " बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2009 ( समय - समय पर 
यथासंशोधित ) के नियम 4.1 में निर्धारित एक वर्ष की अवधि को शिथिल करते हुए दिनांक 02.04. 2011 को प्रकाशित 
विज्ञापन में प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर प्रकाशित मेधा सूची में से विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की 
नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है । 

2. चयन समिति से प्राप्त अनुशंसा एवं विभागीय परिपत्र सं० 16444 दिनांक 28.11. 2012 में निहित प्रावधान 
कि किसी भी नियुक्ति / प्रोन्नति / नामांकन की निर्धारित प्रक्रिया को शुरू करने के बाद पूर्व से लागू किसी 
नियम / नियमावली में जबतक कोई संशोधन किसी भूतापेक्षी तिथि से लागू नहीं हो , तब तक जारी 
नियुक्ति / प्रोन्नति / नामांकन की प्रक्रिया के बीच में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है, के आलोक में 
"बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2009 ( अद्यतन यथासंशोधित ) के नियम 4.7 में प्रदत्त शक्तियों के तहत 
निम्नांकित अभ्यर्थियों को बैड वेतन 5200 - 20200 / - रु० एवं गेड पे - 1900 / - रु० में क्षेत्रीय ( समाहरणालय ) लिपिकीय 
संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु उनके नाम के सामने स्तम्भ - VII में अंकित कार्यालय आवंटित किया 
जाता है: 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 12 अगस्त 2015 


रोहतास 


Gen. 


क्र० फॉम | अभ्यर्थी का नाम , पिता का नाम । खेल विधा केटेगरी । शैक्षणिक आवंटित अभ्युक्ति 
स० सं० एवं पता का नाम 

योग्यता | विभाग / कार्यालय 

का नाम 
III 

IV . V VI 

VII VIII 
1. | 07 | Rajesh kumar Sinha शतरज 

जिला पदाधिकारी 
राजेश कुमार सिन्हा 

का कार्यालय, 
s/ o Late Mahesh Prasad , 

सीवान 
Sunny Store, 

M . B . C आई०कॉम० 
Abulas Lane, 
Machhua Toli, 

Patna-800004 
2. 616 Ved Prakash Sinha 

शतरंज 

जिला पदाधिकारी 
वेद प्रकाश सिन्हा 

का कार्यालय, 
s / o Sri Upendra Lal, 
Vill- Jamuanwan , P . O 

बी०कॉम० 
Tajpur, Dist .- Gaya 
| 3. 39 | Bipin Kumar Singh शतरज 

जिला पदाधिकारी 
विपिन कुमार सिंह 

का कार्यालय , 
s/ o Sri Ranjit Prasad , 

पूर्णियां 
Son Ratan Bhawan ,Jai 

Gen. स्नातक 
Mahavir Colony , 
Shiv Shakti Nagar, 

एम०एफ०सी० 
__ Patna - 800006 
4. | 622 Vikash Kumar 

पावर 

जिला पदाधिकारी 
विकास कुमार लिफ्टिंग 

का कार्यालय , 
s /o Raj kumar Gupta , 

सारण 
Gulzarbagh Hat, 

Gen. आई०एस०सी० 
Station Road , 

Patna - 800007 
3. उक्त अभ्यर्थियों के मूल आवेदन सभी अनुलग्नकों ( शैक्षिणक योग्यता प्रमाण - पत्र , जन्म तिथि , आवास 
प्रमाण - पत्र, जाति प्रमाण - पत्र, खेल विधा प्रमाण - पत्र की छाया प्रति ) सहित भेजी जा रही है । 

4. नियुक्ति के पूर्व उक्त सभी अभ्यर्थयों के सभी प्रमाण - पत्रों की जाँच कर अपने स्तर से संतुष्ट हो लेना 
चाहेंगे । जिन प्रमाण - पत्रों के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित कर नियुक्ति हेतु अनुशसा की गयी है , उनके मूल 
प्रमाण - पत्रों का सत्यापन , उन्हे निर्गत करने वाले संबंधित फेडरेशन / संस्था से कराया जाना आवश्यक है । इसे किसी 
भी परिस्थिति में waive नहीं किया जा सकता है । अनुशंसित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की प्रकाशित अंतिम मेधा सूची, जो 
कि सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट ( http:/ www. gad. bin. nic.in) के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है , में उन 
सभी प्रतियोगिताओं का उल्लेख है , जिसके आधार पर संबंधित खिलाड़ियों का चयन किया गया है । 

5. किसी तरह की विसंगति की स्थिति में इस विभाग को तुरंत अवगत कराया जायेगा । 

6. उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी तथा प्रमाण - पत्रों के सत्यापन में किसी तरह की गड़बड़ी पाये जाने पर 
किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी । 

___ 7. विभागीय संकल्प संख्या - 2082 दिनांक 01.04.2003 एवं पत्र संख्या - 1859 दिनांक 08 .07 .2006 में विहित 
प्रावधानों के अनुपालन के उपरांत ही पदस्थापन के कार्यालय द्वारा नियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान किया 
जायेगा । 

8. पदस्थापन के कार्यालय में योगदान की तिथि से अनुमान्य वेतन एवं भत्ते देय होंगे । सभी संबंधित 
खिलाड़ियों की नियुक्ति उनके योगदान की तिथि से किये जाने का आदेश नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत होगा । 
9. उक्त प्रस्ताव में मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है । 

विश्वासभाजन , 

अनिल कुमार 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 920 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


